रजिस्ट्री सं० १० ( 10 )- 72 


REGISTERED No. D .( D ).- 72 


भारतका राजपत्र ) 
The Gazette of Badia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - - खण 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- - - - - - - : - - 
सं० 183 ] नई दिल्ली , ब्रहस्पतिवार , सितम्बर 6 , 1979/ भाद्र 15, 1901 
No . 183 ] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6 , 1979 /BHADRA 15 , 1901 
- - - - -- - - - - - - - - - 

_ - - - - - - - 
इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या पी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separate paginx Is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compllation 


वाणिज्य , नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

( गाणिज्य विभाग ) 
सार्वजनिक सूचना सं . 61- ईटीसी ( पीएन )/ 79 

भिर्यात व्यापार निमंत्रण 

नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 1979 
विषय : --- 50 प्रतिशत से अधिक रजत तत्व वाले रजत लवण , रजत रसायन 

एवं मिश्रणो का निर्यात । 
मिसिल सं . 21 / 114/ 79 - ई -निर्यात नियंत्रण संशोधन आदेश सं . 
ई ( सी ) ओ . 1979 / एएम (106 ) के साथ पढी जाने वाली मार्वजनिक सूचना सं . 
30 - ईटीसी (पीएन ) / 79 दोनों दिनाक 30 - 3- 1979 देखे जिसके अन्तर्गत 50 से 
592 G.I./79 

909 


910 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [ PART I - SEC. 1 ] 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - 
अधिक रजत तत्व वाले रजत लवण , रजत रमायन एवं मिश्रणों का निर्यात 
निषध किया गया था । उपयुक्त मार्वजनिक सूचना सं . की कडिका 4 में एक 
व्यवस्था की गई थी कि वचनबदधता प्रतिबन्ध से पूर्व मामलों पर केवल पात्रता 
के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा । 

. 2 . अब यह निश्चय किया गया है कि मार्वजनिक सचना सं . 54- इंटीमी 
( पीएन )/ 79 दिनाक 13 अगस्त , 1979 की कडिका 3 की वे शत - जिनके 
अन्तर्गत विनिर्माण के निर्यात के सम्बन्ध मे वचनबद्धता प्रतिबन्ध से पूर्व मामलों 
और 50 % अथवा इससे कम रजत तत्व वाले उत्पादो के मामलों पर विचार किया 
जाता था यही शते 50 % से अधिक रजत तत्व वाले रजत लवण , रजत रसायन एवं 
मिश्रण के निर्यात के मामलों में भी लाग होगी । 

सी . वेकटरमन , मख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES & COOPERATION 

( Department of Commerce ) 

EXPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 61-ETC (PN ) /79 

New Delhi, the 6th September, 1979 
Sub : Export of Silver alls , silver chemicals and compounds with more than 
50 por cent silver contents . 

F . No. 21 / 114 / 79 -EI. — Export of Silver salts, silver chemicals and com 
pounds with more than 50 per cent silver contents was banned vide Public 
Notice No . 30 -ETC (PN ) / 79 read with Export Contiol Amendment Order No. 
E( C ) O , 1977 / AM( 106 ) both dated 30 - 3 - 1979 . A provision was made in para 
graphi 4 of the aforesaid Public Notice that cases of pre -ban commitments will 
be decided " On Merits " only . 


2 . It has now been decided that the conditions as indicated in para 3 of 
Public Notice No. 54- ETC( PN) / 79 dated 13th August , 1979 for considering 
cases of pre - control commitments in respect of export of manufactures and 
products containing 50 per cent or leys silver contents, , will be applicable to 
the cases for export of silvei sults , silver chemicals and compounds with more 
than 50 per cent silver content undei pre -ban commitments , 


C . VENKATARAMAN , Chief Controller of Imports & Exports 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054 1979 


